निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1343) पटना , मंगलवार , 22 दिसम्बर 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

21 दिसम्बर 2015 
सं0 3 / एच0 - 01 / 2015 सा0 - 17620 — विभागीय अधिसूचना सं0 17378 दिनांक 16. 12. 2015 द्वारा वर्ष 2016 
के लिए राज्य सरकार के कार्यालयों एवं न्यायिक दंडाधिकारी कार्यालयों के लिए कार्यपालक आदेश के तहत् घोषित 
अवकाशों की सूची में बुद्ध पूर्णिमा , कबीर जयंती एवं शब - ए - बरात की तिथियों में टंकण भूल वश अशुद्धि रह गयी है । 

अतएव उक्त अवसरों पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा घोषित सामान्य अवकाशों की तिथि को निम्नलिखित 
तालिकानुसार संशोधित समझा जाय 
क्रमांक पर्व / अवसर / | अवकाश के दिनों की | ग्रेगेरियन कैलेण्डर शाके तिथि / सप्ताह के दिन 
अवकाश का नाम 

संख्या 

के अनुसार तिथि हिजरी तारीख 
1 . 

1 दिन 21 मई 2016 

वशाख शुक्ल | शनिवार 

पूर्णिमा 
शब - ए - बरात 1 दिन 23 मई 2016 15 शाबान 

सोमवार 
| 3 कबीर जयंती 1 दिन 

20 जून 2016 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार 
अधिसूचना संख्या 17378 दिनांक 16.12.2015 के शेष अंश यथावत समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बुद्ध पूर्णिमा 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1343-571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


